रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTIL - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, बन 2 , 2003 / ज्येष्ठ 12, 1925 
NEW DELHI,MONDAY, JUNE 2 , 2003 /JYAISTHA 12 , 1925 


सं . 252 ] 
No. 252 ] 


. 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 
( केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ) 

मसौदा अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मई, 2003 
सा. का.नि . 449( अ). - भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II में सा . का. नि . संख्या 85 ( ई) . 
दिनांक 21 .02. 1991 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प 
के पैरा 5 में अभिलिखित निर्णय के आशय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय, भारत सरकार नारियल के रेशों और नारियल के रेशों से बने उत्पादों के संबंध 
में पर्यावरण अनुकूल उत्पाद विनिर्देशन हेतु मानदण्ड प्रकाशित करने का प्रस्ताव करता है । 
यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित उत्पाद विनिर्देशन पर कोई आपत्तियाँ हो तो वे अपनी 
आपत्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर केन्द्रीय प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032 को अग्रेषित करें । 
यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उत्पाद विनिर्देशन को अन्तिम अधिसूचना हेतु पर्यावरण 
एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया जाएगा । . 


नारियल के रेशों और नारियल के रेशों से बने उत्पादों के लिए ईकोमार्क मानदण्ड 


1. 
1.1 


1. 2 


सामान्य अपेक्षाएँ 
उत्पाद विनिर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किये गये संबंधित भारतीय 
मानकों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना होगा । 
उत्पाद विनिर्माताओं को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय भारतीय मानक 
ब्यूरो को जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण 
निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति स्वीकृति 
और यदि आवश्यक हुआ तो पर्यावरण ( सुरक्षा) अधिनियम , 1986 के अधीन 
अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत , जैसा लागू हो, प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा । 


(1 ) 


1536 G /2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY - PART II - SEC . 3(1 ] 
1. 3 उत्पादों या उत्पाद पैकेजिंगों पर संक्षेप में उस मापदण्ड को दर्शाया जाय, जिसके 

आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल चिन्हित किया गया है । 


1. 4 


उत्पाद पैकेजिंगों के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनः चक्रणीय, पुनः प्रयोज्य या जैव । 
निम्नीकरणीय होनी चाहिए । 


2 . 


उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं 


( गलाए हुए और यांत्रिक रूप से पृथक किये गये नारियल के रेशे, नारियल के 
धागे, नारियल की रस्सियाँ, नारियल की चटाईयाँ, मौरजोक्स एवं गलीचे और 
नारियल पायदान , रबड़ युक्त नारियल के रेशे, कॉयर जियो टेक्सटाईल और कॉयर 
पॉलीमर मिश्रित बोडस ) 


क्र . सं . | पैरामीटर्स 


| परीक्षण विधि 


नारियल के रबड़ युक्त कॉयर 
रेशे और नारियल के पॉलीमर 
उत्पाद रेश मिश्रित 


बोर्डस 


6 - 7 


| अवशिष्ट 1 .0 1.0 

लागू नहीं 

| आई. एस: 10169 
पेस्टीसाइड ( अधिकतम) ( अधिकतम ) | स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक 
( पी . पी . एम .) 

विधि 
कारबरिल 
मोनोक्रोटोफस 1. 0 

| लागू नहीं आई. एस.:11374 
( अधिकतम) ( अधिकतम ) 
जलीय तत्वों का | 6-7 

6 - 7 आई . एस .: 8391 
पी. एच . 

परिशिष्ट - एफ 
कुल क्लोराइड 5.5 0. 3 . लागू नहीं | आई. एस.: 8391 
कण (7) क्लोराइड ( अधिकतम) ( अधिकतम ) 

परिशिष्ट - एफ 
के रूप में 
कुल सल्फेट कण 0. 2 0. 2 लागू नहीं | आई. एस.: 4203 
( % ) सल्फेट के ( अधिकतम) ( अधिकतम ) 
रूप में 
धूल कण ( क ) 0. 2 लागू नहीं लागू नहीं आई. एस .: 898 

( अधिकतम ) 


4. 


[ सं. सी - 11011 /71 ( 35 )/तकनीकी -2002 ] 

डा. बी . सेनगुप्ता , सदस्य - सचिव 


[ TT II - 


53(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

( Central Pollution Control Board ) 

DRAFT NOTIFICATION 

New Delhi, the 1stMay , 2003 
G .S.R .449 (E ).—- In exercise of the decision recorded in paragraph 5 of the 
Resolution of the Govt . of India in the Ministry of Environment & Forests , 
published vide G .S . R . No. 85 (E ), dated 21 .2 . 1991 , in the Gazette of India 
Extraordinary , Part - II, the Central Pollution Control Board ( CPCB), Ministry of 
Environment & Forests , Govt. of India proposed to publish the criteria for eco 
friendly product specification in respect of coir and coir products . 


If anybody has objection ( s) to the proposed product specification , the same may 
be forwarded to the Central Pollution Control Board , Parivesh Bhawan East 
Arjun Nagar, Delhi - 110003 within 60 days of the publication of this notification . 
If no objection is received , the product specification shall be sent to the Ministry 
of Environment & Forests, Govt . of India for final notification . 


ECOMARK CRITERIA FOR COIR AND COIR PRODUCTS 


1. 


General Requirements 


1 . 1 


Products Manufacturers shall meet the requirements specified in the relevant 
Indian Standards formulated by the Bureau of Indian Standards (BIS ). 


The product manufacturer( s ) must produce the consent clearance , as per the 
provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution ) Act 1974 , and the 
Air ( Prevention and Control of Pollution ) Act 1981, and the authorization ( s), if 
required , under the Rules notified under the Environment (Protection ) Act, 1986 , 
as applicable , and the rules made thereunder, to BIS while applying for 
ECOMARK . 


1.3 


The product (s ) or product packaging ( s) may display in brief the criteria based on 
which the product(s ) has /have been labelled environment friendly , 


The material used for product packaging (s ) shall be recyclable , reusable or 
biodegradable . 


2 . 


Product Specific Requirements: 


. 


(Retted and Mechanically Extracted Coir Fibre , Coir Yarn , Coir Rope, Coir 
Mattings , Mourzouks & Carpets and Coir Mats , Rubberised Coir, Coir Geo Textiles 
and Coir Polymer Composite Boards). 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec. 3 (1) ] 


Parameters 


Coir Fibre 
& Products 


Rubberized 

Colr 


Test Methods 


Polymer 
Composite 
Boards 


Residual Pesticides 
(ppm ) 
Carbaryl 


N .A . 


1.0 

1. 0 
(maximum ) (maximum ) 

1.0 . 1.0 
(maximum ) (maximum ) 


IS : 10169 
Spectrophoto 
metric method 

IS : 11374 


Monocrotophos 


N .A . 


6 - 7 


pH of aqueous 
extract 


6 -7 


IS : 8391 
Appendix -F 


Total Chloride 
content ( % ) as CI 


S .S 
(maximum ) 


0 .3 
(maximum ) 


: IS : 8391 
Appendix - F 


N . A . 


IS : 4203 


Total Sulphate 
content ( % ) as SO4 


0 .2 
(maximum ) 


0 . 2 
(maximum ) 


Sand content ( % ) 


N . A . 


N . A . 


IS : 898 


2 .0 
(maximum ) 


[No. C - 11011 /71(35)/Tech .- 2002) 
Dr. B . SENGUPTA , Member -Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


